रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


, 


सं . 900 
No. 901 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 15 , 2013 / माघ 26 , 1934 
NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 15, 2013/ MAGHA 26, 1934 


खान मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 फरवरी , 2013 
सा. का .नि . 97( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत खोज 
खंड भी है, ( वर्ग-I और II पद ) भर्ती नियम , 1967 और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ( वर्ग III अनुसचिवीय पद ) भर्ती नियम, 1968, जहां तक उनका संबंध खान मंत्रालय, भारतीय 
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में आशुलिपिक शाखा के समूह ख और समूह ग पदों से है, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया 
गया है , का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आशुलिपिक शाखा, समूह क , समूह ख और समूह 
ग पद भर्ती नियम , 2013 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना. ये नियम , इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1 ) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान .--- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या 
वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं , आदि. – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वेहोंगी जो 
उक्त अनुसूची के स्तंभ (5 ) से स्तंभ (13 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरर्हता. ---वह व्यक्ति ,-- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए , किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और 
ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध 
करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति . — इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है । 

8. पदधारी का प्रशिक्षण. -- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की पहली नियुक्ति और पश्चात्वर्ती प्रोन्नति जिसमें प्रशासनिक कारणों या भारतीय 
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संगठन की पुनर्संरचना के कारण विधाविशेष या शाखा में पुनर्नियोजन शामिल है, को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 
अधिष्ठापन या पुनः अभिविन्यास प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा । 


630 G1/ 2013 


( 1) 


- 


- 


- 


अनुसूची पदकानामपर्दाकीसंख्या 

वर्गीकरण 

वेतनबैंडऔरग्रेडवेतन|चयनसीधेभर्तीकिए|सीधेभर्तीकिएसीधेभर्तीकिएजानेवालेव्यक्तियों|परिवीक्षाकी|भर्तीकीपद्धति:भर्तीसीधेहोगीया अथवायेतनमानपदहै|जानेवाले|जानेवालेव्यक्तियोंकेलिएविहितआयुऔरशैक्षिकअवधि,यदि|प्रोन्नतिद्वारायाप्रतिनियुक्ति/आमेलन 

अथवाव्यक्तियोंकेलिये|केलिएअपेक्षितअर्हताएंप्रोन्नतव्यक्तियोंकीदशा|कोईहो।।द्वारातथाविभिन्नपदतियोंद्वाराभरी अचयनआयु-सीमाशैक्षिकऔरअन्य।मेंलागूहोगीयानहीं। 

|जानेवालीरिक्तियोंकीप्रतिशतता अर्हताएं 5 

10 1.प्रधाननिजी02* 

साधारणकेन्द्रीयसेवा,|वेतनबैंड-3,15600-चयन| लागूनहीं लागूनहींहोता।।लागूनहींहोता।|प्रोन्नति|प्रोन्नतिद्वाराजिसकेनहोसकने सचिव 
* 
( 
2013 
) 
कार्यभार 
के 
आधार 
पर 
| 
समह 

क 

राजपत्रित 
, 
| 
39100 
रू 
. 

होता। 

केलिएदो 
पर 
प्रतिनियुक्ति 
द्वारा परिवर्तनकियाजासकताहै 

चिवीय(ग्रेडवेतन5400 

वर्ष। 


पद 


3 


आ 


12 


13 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलनद्वाराभर्तीकीदशामेंवेश्रेणियांजिनसेप्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलनकियाजाएगा। 

यदिविभागीयप्रोन्नतिभर्तीकरनेमेंकिन समितिहैतोउसकीपरिस्थितियोंमेंसंघ संरचना 

लोकसेवाआयोगसे 

परामर्शकियाजाएगा 11 प्रोननति:जयेष्ठनिजीसचिवजिनकीवेतनबैंड-2,9300-34,800रू.ग्रेडवेतन48006.कीश्रेणीमेंदोवर्षकीनियमितसेवाहै,जिसकेनहोसकनेपरऐसेज्येष्ठनिजीसचिवऔरनिजीसचिवविभागीयप्रोन्नति|प्रत्येकअवसर जिनकीवेतनबैंड-2,9300-34800रू.+ग्रेडवेतन4600रू.कीश्रेणीमेंतीनवर्षकीसम्मिलितसेवाहैजिसमेंवेतनबैंड2,9300-34800रू.,ग्रेडवेतन4800रू.ज्येष्ठनिजीसचिवकीश्रेणीमेंसमिति(प्रोन्नतिके|परसंघलोक एकवर्षकीनियमितसेवाकीहो। 

लिए): 

सेवाआयोगसे टिप्पणा:जहांऐसेकनिष्ठव्यक्तियोंकेसंबंधमें,जिन्होंनेअपनीअर्हकयापात्रतासेवापूरीकरलीहै,प्रोन्नतिकेलिएविचारकियाजारहाहो,वहांउनसेज्येष्ठव्यक्तियोंकेसंबंधमेंभीविचार1.अधयक्ष/सदसय,संघ परामर्शकरना कियाजाएगापरन्तुयहतबजबकिउनकेद्वाराकीगईऐसीअर्हकयापात्रतासेवा,अपेक्षितअर्हकयापात्रतासेवाकेआधेसेअधिकसेयादोवर्षसे,इनमेंसेजोभीकमहोऔरउन्होंनेअपने|लोकसेवाआयोगआवश्यकहै। ऐसेकनिष्ठव्यक्तियोंसहित,जिन्होंनेऐसीअर्हकयापात्रतासेवापहलेहीपूरीकरलीहै,अगलीउच्चतरश्रेणीमेंप्रोन्नतिकेलिएअपनीपरिवीक्षाकीअवधिसफलतापूर्वकपूरीकरलीहो। -अध्यक्ष टिप्पण-2:प्रोन्नतिकेलिएन्यूनतमअर्हकसेवाकीसंगणनाकेप्रयोजनकेलिए,किसीअधिकारीद्वारा01जनवरी2006सेपहलेयाउसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकी|2.उपमहानिदेशक, सिफारिशोंपरआधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,वेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझीजाएगी।|भारतीयभूवैज्ञानिक प्रतिनियुक्ति:केंद्रीयसरकारयाराज्यसरकारयासंघराज्यक्षेत्रोंकेअधीनऐसेप्रधाननिजीसचिवयाज्येष्ठनिजीसविच: 

सर्वेक्षण (क)(1)जोमूलकाडरयाविभागमेंसदृशपदधारणकियाहुएहैं,या 

-सदस्य (11)ज्येष्ठनिजीसचिवजिसनेवेतनबैंड-2,9300-34800रू.+ग्रेडवेतन4800रु.कीश्रेणीयासमतुल्यपोषकसंवर्गयाविभागमेंनियमितआधारपरनियुक्तिकेपश्चातदोवर्षनियमितसेवा3.निदेशक/उप हो,और, 

सचिव,खानमंत्रालय (ख)मान्यताप्राप्तविश्वविद्यालययासंस्थानसेबैचलरडिग्रीरखताहो। 

सदस्य पोषकप्रवर्गकेऐसेविभागीयअधिकारी,जोप्रोन्नतिकीसीधीपंक्तिमेंहैं,प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्रहोंगे,इसीप्रकारप्रतिनियुक्तव्यक्तिप्रोन्नतिद्वारानियुक्तिके लिएविचारकिएजानेकेपात्रनहींहोंगे। (प्रतिनियुक्तिकीअवधि,जिसकेअंतर्गतकेंद्रीयसरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठनयाविभागमेंइसनियुक्तिसेठीकपहलेधारितकिसीअन्यकाइरबाह्यपदपरप्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)की अवधिहै,साधारणतयचारवर्षसेअधिकनहींहोगी।प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)परनियुक्तिकेलिएअधिकतमआयुसीमाआवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतारीखकोछप्पनवर्षसेअधिकनहीं होगी। टिप्पण:प्रतिनियुक्तिकेआधारपरनियुक्तिकेप्रयोजनकिसीअधिकारीद्वारा,01जनवरी,2006सेपहलेयाउसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारित पुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,नियमितआधारपरकीगईसेवाको,सिवायउसदशाकेजहांएकसेअधिकपूर्वपुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेडवेतनयावेतनमान सहितएकश्रेणीमेंविलयहोगयाहैऔरयहांयहलाभकेवलउसपद(उनपदों)परविस्तारितहोगाजिसकेलिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनकासाधारणप्रतिस्थापनग्रेडहै,वेतन आयोगकीसिफारिशोंपरआधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझीजाएगी। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


10 


2.ज्येष्ठनिजी|15. 
सचिव 

1 
* 
( 
2013 
) 
कार्यभार 
के 
आधार 
परिवर्तनकियाजासकताहै 


3 
साधारण 
केन्द्रीय 
सेवा 
, 
| 
वेतन 
बैंड 
- 
2 
, 
9300 
- 
34800रू 
. 
| 
चयन 
| 
लागू 
नहीं 
होता 
| 
लागू 
नहीं 
होता 
। 
लागू 
नहीं 
पर 
| 
समूह 

ख 

, 
राजपत्रित 
, 
I 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
4800 
रू 
. 

होता 
| 
अनुसचिवीय 


| 
लागू 
नहीं 
होता 
| 
प्रोन्नति 
द्वारा 
, 
जिसके 
न 
हो 
सकने 
| 

पर 
प्रतिनियुक्ति 
द्वारा 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (6) ] 


11 


12 


13 


प्रोननति 
: 
निजी 
सचिव 
जिनकी 
वेतन 
बैंड 
- 
2 
9300 
- 
34800 
रू 
. 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
4600 
रू 
. 
की 
श्रेणी 
में 
दो 
वर्ष 
की 
नियमित 
सेवा 
है 
जिसके 
न 
हो 
सकने 
पर 
निजी 
सचिव 
और 
वैयक्तिक 
सहायक 
| 
विभागीय 
प्रोन्नति 
समितिः 
| 
संघ 
लोक 
सेवा 
आयोग 
जिनकी 
वेतन 
बैंड 
- 
2 
, 
9300 
- 
34800 
रू 
. 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
4200रू 
. 
की 
श्रेणी 
में 
छह 
वर्ष 
की 
सम्मिलित 
नियमित 
सेवा 
हैजिसमें 
वेतन 
बैंड 
2 
, 
9300 
- 
34800 
रू 
. 
, 
ग्रेड 
वेतन 
4600 
रू 
. 
निजी 
सचिव 
| 
1 
. 
उप 
महानिदेशक 
, 
भारतीय 
| 
से 
परामर्श 
करना 
की 
श्रेणी 
में 
एक 
वर्ष 
की 
नियमित 
सेवा 
हो 
। 

भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण 
- 
| 
आवश्यक 
नहीं 
है 
। 
टिप्पण 
1 
: 
जहां 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
, 
जिन्होंने 
अपनी 
अहंक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
विचार 
किया 
जा 
रहा 
हो 
यहां 
उनसे 
ज्येष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
अध्यक्ष 
भी 
विचार 
किया 
जाएगा 
परन्तु 
यह 
तब 
जबकि 
उनके 
द्वारा 
की 
गई 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
, 
अपेक्षित 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
के 
आधे 
से 
अधिक 
से 
या 
दो 
वर्ष 
से 
, 
इनमें 
से 
जो 
भी 
कम 
हो 
| 
2 
. 
निदेशक 
, 
भारतीय 
और 
उन्होंने 
अपने 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
सहित 
, 
जिन्होंने 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पहले 
ही 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
अगली 
उच्चतर 
श्रेणी 
में 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
अपनी 
परिवीक्षा 
की 
अवधि 
| 
भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण सफलतापूर्वकपूरीकरलीहो। 

- 
सदस्य 
टिप्पण 
- 
2 
: 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
न्यूनतम 
अर्हक 
सेवा 
की 
संगणना 
के 
प्रयोजन 
के 
लिए 
, 
किसी 
अधिकारी 
द्वारा 
, 
01 
जनवरी 
, 
2006 
से 
पहले 
या 
उस 
तारीख 
से 
जिससे 
छठे 
केन्द्रीय 
वेतन 
आयोग 
| 
3 
. 
संयुक्त 
निदेशक 
( 
कार्मिक 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
पुनरीक्षित 
वेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
है 
, 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
विस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
पर 
की 
गई 
सेवा 
और 
प्रशासन 
) 
, 
भारतीय 
समझी 
जाएगी 
। 

भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण 
प्रतिनियुक्ति 
केंद्रीय 
सरकार 
के 
अधीन 
ऐसे 
आशुलिपिक 
: 

- 
सदस्य (ग)(1)जोमूलकाडरयाविभागमेंसहशपदधारणकिएहएहैं,या। 
( 
घ 
) 
( 
1 
) 
निजी 
सचिव 
, 
जिनकी 
वेतन 
बैड 
2 
, 
9300 
- 
34 
, 
800 
रू 
. 
, 
ग्रेड 
वेतन 
4600 
रू 
. 
की 
श्रेणी 
या 
समतुल्य 
संवर्ग 
या 
विभाग 
में 
नियमित 
आधार 
पर 
नियुक्ति 
के 
पश्चात 
दो 
वर्ष 
की 
नियमित 
सेवा 
है 
। 
टिप्पण 
1 
: 
पोषक 
प्रवर्ग 
के 
ऐसे 
विभागीय 
अधिकारी 
, 
जो 
प्रोन्नति 
की 
सीधी 
पंक्ति 
में 
हैं 
, 
प्रतिनियुक्ति 
पर 
नियुक्ति 
के 
लिए 
विचार 
किए 
जाने 
के 
पात्र 
होंगे 
, 
इसी 
प्रकार 
प्रतिनियुक्त 
व्यक्ति प्रोन्नतिद्वारानियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्रनहींहोंगे। 
टिप्पण 
2 
: 
प्रतिनियुक्ति 
की 
अवधि 
, 
जिसके 
अंतर्गत 
केंद्रीय 
सरकार 
के 
उसी 
या 
किसी 
अन्य 
संगठन 
या 
विभाग 
में 
इस 
नियुक्ति 
से 
ठीक 
पहले 
धारित 
किसी 
अन्य 
काडर 
बाह्य 
पद 
पर 
प्रतिनियुक्ति 
( 
आईएसटीसी 
) 
की 
अवधि 
है 
, 
साधारणतया 
चार 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 
होगी 
। 
प्रतिनियुक्ति 
( 
आईएसटीसी 
) 
पर 
नियुक्ति 
के 
लिए 
अधिकतम 
आयु 
सीमा 
आवेदन 
प्राप्त 
करने 
की 
अंतिम 
तारीख 
को 
छप्पन 
वर्ष 
से 
अधिक 
नहीं 
होगी 
। 
टिप्पण 
- 
3 
: 
प्रतिनियुक्ति 
के 
आधार 
पर 
नियुक्ति 
के 
प्रयोजन 
किसी 
अधिकारी 
द्वारा 
, 
01 
जनवरी 
, 
2006 
से 
पहले 
या 
उस 
तारीख 
से 
जिससे 
छठे 
केन्द्रीय 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
पुनरीक्षित 
वेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
है 
, 
नियमित 
आधार 
पर 
की 
गई 
सेवा 
को 
, 
सिवाय 
उस 
दशा 
के 
जहां 
एक 
से 
अधिक 
पूर्व 
पुनरीक्षित 
वेतनमान 
का 
साधारण 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
सहित 
एक 
श्रेणी 
में 
विलय 
हो 
गया 
है 
और 
वहां 
यह 
लाभ 
केवल 
उस 
पद 
( 
उन 
पर्दो 
) 
पर 
विस्तारित 
होगा 
जिसके 
लिए 
ग्रेडवेतन 
या 
वेतनमान 
बिना 
किसी 
उन्नयन 
का 
साधारण 
प्रतिस्थापन 
ग्रेड 
है 
, 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
विस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
पर 
की 
गई 
सेवा 
समझी 
जाएगी 
। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 


10 


35* 


+ग्रेडवेतन 


चय 


3.निजी सचिव 


*(2013)कार्यभारकेआधारपर 
परिवर्तन 
किया 
जा 
सकता 
है 


साधारणकेन्द्रीयसेवा,वेतनबैंड-2,9300-34800 समूह ख ,राजपत्रित,14600रू 
अनुसचिवीय 


लागूनहीं|लागूनहीं होताहोता 


।लागूनहीं 

होता 


लागूनहीं|प्रोन्नतिद्वारा,जिसकेनहो होतासकनेपरप्रतिनियुक्तिद्वारा 


-- 


11 

12 

___13 प्रोन्नति:वैयक्तिकसहायकजिनकीवेतनबैंड-2,9300-34800रू.+ग्रेडवेतन4200रू.कीश्रेणीमेंपांचवर्षकीनियमितसेवाहै। 

विभागीयप्रोन्नतिसमिति:संघलोक टिप्पणी:जहांऐसेकनिष्ठव्यक्तियोंकेसंबंधमें,जिन्होंनेअपनीअर्हकयापात्रतासेवापूरीकरलीहै,प्रोन्नतिकेलिएविचारकियाजारहाहोवहांउनसेज्येष्ठव्यक्तियोंकेसंबंधमें|1.उपमहानिदेशक,भारतीय |सेवाआयोग भीविचारकियाजाएगापरन्तुयहतबजबकिउनकेद्वाराकीगईऐसीअर्हकयापात्रतासेवा,अपेक्षितअर्हकयापात्रतासेवाकेआधेसेअधिकसेयादोवर्षसे,इनमेंसेजोभीकमभूवैज्ञानिकसर्वेक्षण-अध्यक्ष|सेपरामर्श होऔरउन्होंनेअपनेऐसेकनिष्ठव्यक्तियोंसहित,जिन्होंनेऐसीअर्हकयापात्रतासेवापहलेहीपूरीकरलीहै,अगलीउच्चतरश्रेणीमेंप्रोन्नतिकेलिएअपनीपरिवीक्षाकीअवधि2.निदेशक,भारतीय 

करना सफलतापूर्वकपूरीकरलीहो। 

भूवैज्ञानिकसर्वेक्षण 

आवश्यक टिप्पण-2:प्रोन्नतिकेलिएन्यूनतमअर्हकसेवाकीसंगणनाकेप्रयोजनकेलिए,किसीअधिकारीद्वारा01जनवरी,2006सेपहलेयाउसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतन-सदस्य। 

नहींहै। आयोगकीसिफारिशोंपरआधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,वेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगई|3.संयुक्तनिदेशक(कार्मिकएवं सेवासमझीजाएगी। 

प्रशासन),भारतीय टिप्पण-ऐसेअधिकारीजो01जनवरी,2006कोनियमितआधारपरपुनरीक्षणपूर्ववेतनमान5500-9000रु.मेंपदधारणकिएहुएथे,उन्हें5000-8000रू.केपुनरीक्षणपूर्व|भूवैज्ञानिकसर्वेक्षण वेतनमानमेंपदधारणकिएहुएव्यक्तियोंसेज्येष्ठमानाजाएगा। 

-सदस्य प्रतिनियुक्ति:केंद्रीयसरकारकेअधीनऐसेआशुलिपिक: (ङ)जोमूलकाडरयाविभागमेंआशुलिपि/सचिवीयकाइरपदपरसदृशपदधारणकिएहुएहैं,यानिजीसचिवपदपरवेतनबैंड-29300-34800रू.+ग्रेडवेतन4200रू.के 

आशुलिपि/सचिवीयकाडरमेंपांचवर्षकीनियमितसेवाहै,और, (ख)किसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्यालययासंस्थानसेबैचलरडिग्रीरखतेहैं। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


टिप्पण1:पोषकप्रवर्गकेऐसेविभागीयअधिकारी,जोप्रोन्नतिकीसीधीपंक्तिमेंहैं,प्रतिनियुक्तिपरनियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्रहोंगे,इसीप्रकारप्रतिनियुक्तव्यक्ति प्रोन्नतिद्वारानियुक्तिकेलिएविचारकिएजानेकेपात्रनहींहोंगे। 


टिप्पण2:प्रतिनियुक्तिकीअवधि,जिसकेअंतर्गतकेंद्रीयसरकारकेउसीयाकिसीअन्यसंगठनयाविभागमेंइसनियुक्तिसेठीकपहलेधारितकिसीअन्यकाडरबाह्यपदपर| प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)कीअवधिहै,साधारणतयाचारवर्षसेअधिकनहींहोगी।प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)परनियुक्तिकेलिएअधिकतमआयुसीमाआवेदनप्राप्तकरनेकी अंतिमतारीखकोछप्पनवर्षसेअधिकनहींहोगी। 


टिप्पण-3:प्रतिनियुक्तिकेआधारपरनियुक्तिकेप्रयोजनकिसीअधिकारीद्वारा,01जनवरी,2006सेपहलेयाउसतारीखसेजिससेछठेकेन्द्रीयवेतनआयोगकीसिफारिशोंपर आधारितपुनरीक्षितवेतनसंरचनाकाविस्तारकियागयाहै,नियमितआधारपरकीगईसेवाको,सिवायउसदशाकेजहांएकसेअधिकपूर्वपुनरीक्षितवेतनमानकासाधारणग्रेड वेतनयावेतनमानसहितएकश्रेणीमेंविलयहोगयाहैऔरवहांयहलाभकेवलउसपद(उनपदों)परविस्तारितहोगाजिसकेलिएग्रेडवेतनयावेतनमानबिनाकिसीउन्नयनका साधारणप्रतिस्थापनग्रेडहै,वेतनआयोगकीसिफारिशोंपरआधारितविस्तारिततत्स्थानीग्रेडवेतनयावेतनमानपरकीगईसेवासमझीजाएगी। 


[ PART II _ SEC . 3(1)] 


6304013 - 2 


[ भाग II - खा 


3 


10 


14.वैयक्तिक|200* साधारणकेन्द्रीयसेवा,|वेतनबैंड-2,9300-|चयन|तीसवर्षसेअधिकनहो।। 

i 
. 
किसी 
मान्यताप्राप्त |*(2013)कार्यभारकेआधारपर सहायक 

|समूह ख ,अराजपत्रित,|34800रू.+ग्रेडवेतन |(केंद्रीयसरकारद्वाराजारीकिएगएअनुदेर्शोंयाआदेशोंकेविश्वविद्यालययासंस्थान 
परिवर्तनकियाजासकताहै |अनुसचिवीय 

4200रू. 

अनुसारविभागीयसेवकोंकेलिएपांचवर्षतकशिथिलकी|सेकोईबैचलरडिग्री। जासकतीहै। 

II.दक्षताजांचनियमकेवल टिपपण:आयु-सीमाअवधारितकरनेकेलिएनिर्णायक|कंप्यूटरपर। 
तारीख 
भारत 
में 
अभ्यर्थियों 
से 
आवेदन 
प्राप्त 
करने 
के 
लिए 
| 
श्रुतलेखन 
: 
100 
शब्द 
प्रति नियतकीगईअंतिमतारीखहोगी।(नकिवहअंतिम|मिनटकीदरसे10 तारीखजोअसम,मेघालय,अरुणाचलप्रदेश,मिजोरम,|मिनट 
मणिपुर 
, 
नागालैंड 
, 
त्रिपुरा 
, 
सिक्किम 
, 
जम्मू 
- 
कश्मीर 
राज्य 
| 
अनुलेखन 
: 
40 
मिनट केलद्दाखखंड,हिमाचलप्रदेशकेलाहोलऔरस्पीतिजिले|(अंग्रेजी),55मिनट 
तथा 
चम्बा 
जिले 
के 
पांगी 
उपखंड 
अंडमान 
और 
निकोबार 
| 
( 
हिन्दी 
) द्वीपयालक्षद्वीपकेअभ्यर्थियोंकेलिएविहितकीगईहै।) 


819 
| 
नहीं 
। 
दो 
वर्ष 
| 
पचहत्तर 
प्रतशित 

सीधीभर्तीद्वारा, |पच्चीसप्रतशित |प्रोन्नति द्वारा,जिसकेनहो सकनेपरसीधी भर्तीद्वारा। 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


13 


| 
प्रोन्नति 
: 
आशुलिपिक 
श्रेणी 
- 
2 
, 
वेतन 
बैंड 
- 
1 
5200 
- 
20200 
+ 
ग्रेड 
वेतन 
2400 
रू 
. 
श्रेणी 
में 
दस 
वर्ष 
की 
नियमित 
सेवा 
है 
। 

विभागीय 
प्रोन्नति 
समिति 
: 
टिप्पणाः 
जहां 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
, 
जिन्होंने 
अपनी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
विचार 
किया 
जा 
रहा 
हो 
वहां 
| 
1 
. 
. 
निदेशक 
, 
भारतीय 
भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण 
- 
अध्यक्ष 
उनसे 
ज्येष्ठ 
व्यक्तियों 
के 
संबंध 
में 
भी 
विचार 
किया 
जाएगा 
परन्तु 
यह 
तब 
जबकि 
उनके 
द्वारा 
की 
गई 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
सेवा 
, 
अपेक्षित 
अर्हक 
या 
| 
2 
. 
संयुक्त 
निदेशक 
( 
कार्मिक 
एवं 
प्रशासन 
) 
, 
भारतीय 
भूवैज्ञानिक 
पात्रता 
सेवा 
के 
आधे 
से 
अधिक 
से 
या 
दो 
वर्ष 
से 
, 
इनमें 
से 
जो 
भी 
कम 
हो 
और 
उन्होंने 
अपने 
ऐसे 
कनिष्ठ 
व्यक्तियों 
सहित 
, 
जिन्होंने 
ऐसी 
अर्हक 
या 
पात्रता 
| 
सर्वेक्षण 
- 
सदस्य 
, 
सेवा 
पहले 
ही 
पूरी 
कर 
ली 
है 
, 
अगली 
उच्चतर 
श्रेणी 
में 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
अपनी 
परिवीक्षा 
की 
अवधि 
सफलतापूर्वक 
पूरी 
कर 
ली 
हो 
। 

| 
3 
. 
उप 
निदेशक 
( 
कार्मिक 
और 
प्रशासन 
) 
, 
भारतीय 
भूवैज्ञानिक 
टिप्पण 
- 
2 
: 
प्रोन्नति 
के 
लिए 
न्यूनतम 
अर्हक 
सेवा 
की 
संगणना 
के 
प्रयोजन 
के 
लिए 
, 
किसी 
अधिकारी 
द्वारा 
, 
01 
जनवरी 
, 
2006 
से 
पहले 
या 
उस 
तारीख 
से 
| 
सर्वेक्षण 
सदस्य 
जिससे 
छठे 
केन्द्रीय 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
पुनरीक्षित 
वेतन 
संरचना 
का 
विस्तार 
किया 
गया 
है 
, 
वेतन 
आयोग 
की 
सिफारिशों 
पर 
आधारित 
विस्तारित 
तत्स्थानी 
ग्रेड 
वेतन 
या 
वेतनमान 
पर 
की 
गई 
सेवा 
समझी 
जाएगी 
। 


संघलोकसेवा आयोग परामर्श आवश्यकनहीं 


5.आशुलिपिक|90* 

साधारणवेतनबैंड-1,5200 
श्रेणी-1*(2013) 

| 
केन्द्रीय कार्यभार 

सेवा 
, 
| 
20200रू 
. 
+ 
( 
ग्रेड 
वेतन आधार 

समूह ग .|2400रू.) 

पर परिवर्तनकिया 

अराजपत्रित, 

अनुसचिवीय जासकताहै 


लागूनहीं|18से27वर्षकेबीच। 

i.किसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयया 
होता 
| 
( 
केंद्रीय 
सरकार 
द्वारा 
जारी 
किए 
गए 
अनुदेशों 
या 
आदेशों 
के 
अनुसार 
विभागीय 
| 
संस्थान 
से 
12वीं 
कक्षा 
या 
समतुल्य 
सेवकों 
के 
लिए 
चालीस 
वर्ष 
तक 
शिथिल 
की 
जा 
सकती 
है 
) 

(10+2)पासकीहो। 
टिपपण 
: 
आयु 
- 
सीमा 
अवधारित 
करने 
के 
लिए 
निर्णायक 
तारीख 
भारत 
में 
दक्षता 
जांच 
नियम 
केवल 
कंप्यूटर 
अभ्यर्थियों 
से 
आवेदन 
प्राप्त 
करने 
के 
लिए 
नियत 
की 
गई 
अंतिम 
तारीख 
होगी 
। |पर। 
( 
न 
कि 
वह 
अंतिम 
तारीख 
जो 
असम 
, 
मेघालय 
, 
अरुणाचल 
प्रदेश 
, 
मिजोरम 
, 
श्रुतलेखन 
: 
80 
शब्द 
प्रति 
मिनट 
की 
दर 
मणिपुर 
, 
नागालैंड 
, 
त्रिपुरा 
, 
सिक्किम 
, 
जम्मू 
- 
कश्मीर 
राज्य 
के 
लद्दाख 
खंड 
, से10मिनट। 
हिमाचल 
प्रदेश 
के 
लाहोल 
और 
स्पीति 
जिले 
तथा 
चम्बा 
जिले 
के 
पांगी 
उपखंड 
अनुलेखन 
: 
50 
मिनट 
( 
अंग्रेजी 
) 
, 
65 
अंदमान 
और 
निकोबार 
द्वीप 
या 
लक्षद्वीप 
के 
अभ्यर्थियों 
के 
लिए 
विहित 
की 
गई 
है 
। 
) 
| 
मिनट 
( 
हिन्दी 
) 
। 


11 


12 


13 


10 
लागू 
नहीं 
| 
दो 
वर्ष 
| 
कर्मचारी 
चयन 
आयोग 
के 
माध्यम 
से 
सीधी 
भर्ती 
द्वारा होता 


लागूनहींहोता। 


| 
विभागीय 
प्रोन्नति 
समिति 
( 
पुष्टि 
के 
लिए 
) 
: 
लागू 
नहीं 
होता 
। 
| 
1 
. 
निदेशक 
, 
भारतीय 
भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण 
- 
अध्यक्ष 

2 
. 
उप 
निदेशक 
( 
कार्मिक 
एवं 
प्रशासन 
) 
, 
भारतीय 
भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण 
- 
सदस्य 
3 
. 
सहायक 
निदेशक 
( 
कार्मिक 
और 
प्रशासन 
) 
, 
भारतीय 
भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण 
- 
सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[फा.सं.3/6/2012-एम.II] 

एस.बी.डोभल,उप-सचिव 


___ [PART II _ SEC . 3(i)] 


( 


[I 


OUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF MINES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th February, 2013 


GS.R . 97 ( E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Geological Survey of India including Exploration Wing ( Class i and il posts ) Recruitment 
Rules , 1967 and Geological Survey of India (Class III Ministerial Posts ) RecruitmentRules , 1968, in so far 
as they relate to Group B and Group C posts of Stenographers Stream in the Ministry of Mines , 
Geological Survey of India , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , 
the President hereby makes the following rules, namely : 


1 . Short title and commencement.- ( 1) These rules may be called the Ministry of Mines , Geological 
Survey of India , Stenographers Stream , Group A , Group B and Group C posts , Recruitment Rules , 
2013. 


(2) They shall come into force on the date oftheir publication in the Official Gazette. 
2. Application . These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule hereto 
annexed . 


3 . Number of posts , classification , pay band and grade pay or pay scale .- The number of posts , their 
classification pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2 ) to (4 ) 
of the said Schedule . 


4 . Method of recruitment, age limit, qualifications, etc .- The method of recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) to (13 ) of the said 
Schedule . 


5 . Disqualification .- No Person , - 


(a ) who , has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ; 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds 
for so doing exempt any person from the operation of this rule . 


6 . Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do , it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service 
Commission , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


7 . Saving .- Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -servicemen and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 


8 . Training of the incumbents .. Every appointee , on his 19 appointment in Geological Survey of India 
and subsequent promotion including re -deployment to other discipline or stream on account of 
administrative reasons or re - structuring of organization of Geological Survey of India shall have to 
successfully complete the induction or re-orientation training conducted by Geological Survey of India 
Training Institute . 


SCHEDULE 


Nameof post. 


Numberofpost. 


Classification. 


Paybandandgradepayor scale. 


payWhetherselectionpostorNon- 

selectionpost. 


Agelimitfordirectrecruits. 


(6) 


02* 


(2) 

(3) 

GeneralCentralServiceGroup A *(2013)Subjecttovariation|Gazetted,Ministerial. dependentonworkload. 


1.PrincipalPrivate Secretary. 


PayBand-3,Rs.15600-39100(Grade payRs.5400). 


Selection. 


Notapplicable. 


Educationalandotherqualificationsrequiredfor directrecruits. 


Whethersgeandeducationalqualifications prescribedfordirectrecruitswillapplyinthecase ofpromotees. 

(8) Notapplicable. 


Periodofprobation,if|Methodofrecruitmentwhetherbydirectrecruitmentorbypromotionorby any. 

deputationorabsorptionandpercentageofthevacanciestobefilledby variousmethods. 


1 


(7) 


(10) 


# 


# 


for 


Notapplicable. 


Two years promotees. 


Bypromotionfailingwhichbydeputation. 


Incaseofrecruitmentbypromotionordeputationorabsorptiongradesfromwhichpromotionordeputationorabsorptionistobemade. 


(12) 


(11) Promotion: SeniorPrivateSecretaryinpayband-2,Rs.9300-34800withgradepayofRs.4800withtwoyearsregularserviceinthegradefailingwhichwiththreeyears combinedserviceinthegradesofSeniorPrivateSecretaryandPrivateSecretaryinpayband-2,Rs.9300-34800withgradepay-Rs.4600.Outofwhichone yearregularserviceasSeniorPrivateSecretaryinPayband-2,R$.9300-34800withgradepayofRs.4800. 


IfaDepartmentalCircumstancesinwhichUnion PromotionCommitteePublicServiceCommissionto existswhatisitsbeconsultedinmaking composition. 

recruitment. 

(13) Departmental 

ConsultationwithUnionPublic PromotionCommitteeService 

Commission (forpromotion): necessaryoneachoccasion. 1.Chairman/ Member,UnionPublic ServiceCommission Chairman. 2.DeputyDirector General,Geological SurveyofIndia- Member 3.Director/Deputy Secretary,Ministryof 
Mines-Member 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Note1:Wherejuniorswhohavecompletedtheirqualifyingoreligibilityservicearebeingconsideredforpromotion,theirseniorswouldalsobeconsidered providedtheyarenotshortoftherequisitequalifyingoreligibilityservicebymorethanhalfofsuchqualifyingoreligibilityserviceortwoyears,whicheveris less,andhavesuccessfullycompletedtheirprobationperiodforpromotiontothenexthighergradealongwiththeirjuniorswhohavealreadycompleted suchqualifyingoreligibilityservice. 


Note2:Forthepurposeofcomputingminimumqualifyingserviceforpromotion,theservicerenderedonaregularbasisbyanofficerpriorto15January, 2006orthedatefromwhichtherevisedpaystructurebasedontheSixthCentralPayCommissionrecommendationshasbeenextended,shallbe deemedtobeservicerenderedinthecorrespondinggradepayorpayscaleextendedbasedontherecommendationsofthePayCommission. Deputation: PrincipalPrivateSecretary/SeniorPrivateSecretaryintheCentralGovernmentorStateGovernmentorUnionTerritories: (a)()holdinganalogouspostintheparentcadre/department;or (ü)withtwoyearsserviceintheSeniorPrivateSecretaryrenderedafterappointmenttheretoonregularbasisinthepayband-2,Rs.9300-34800with gradepay-Rs.4800orequivalentintheparentcadreordepartment;and (b)possessingadegreefromarecognisedUniversityorInstitution. 


Thedepartmentalofficerinthefeedercategorywhoareinthedirectlineofpromotionwillnotbeeligibleforconsiderationforappointmentondeputationor absorption.Similarly,deputationistshallnotbeeligibleforconsiderationforappointmentbypromotion. (Periodofdeputationincludingperiodofdeputation(ISTC)inanotherex-cadrepostheldimmediatelyprecedingthisappointmentinthesameorsome otherorganisationordepartmentoftheCentralGovernmentshallnotexceedinitiallyforfouryearsorasperGovernmentofIndianormsissuedfromtime totime.Themaximumage-limitforappointmentbydeputation(ISTC)shallbenotexceedingfiftysixyears,asontheclosingdateofthereceiptof applications.) 


Note:Forthepurposesofappointmentondeputationbasis,theservicerenderedonaregularbasisbyanofficerpriorto15January,2006orthedate fromwhichtherevisedpaystructurebasedontheSixthCentralPayCommissionrecommendationshasbeenextended,shallbedeemedtobeservice renderedinthecorrespondinggradepayorpayscaleextendedbasedontherecommendationsoftheCommissionexceptwheretherehasbeenmergerof morethanonepre-revisedscaleofpayintoonegradewithacommongradepayorpayscale,andwherethisbenefitwillextendonlyforthepost(s)for whichthatgradepay/payscaleisthenormalreplacementgradewithoutanyupgradation, 


[Part II - SEC . 3 (1)] 


ANA 


11 


630 9813 -3 


Selection. 


(2) 15* *(2013)Subjecttovariation dependentonworkload. 


2.Senior Private Secretary. 


(3) GeneralCentralService, Group B ,Gazetted, Ministerial. 


Notapplicable 


Payband-2, Rs.9300-34800(GradepayRs.4800) 


[ 7 11- aus 3 (i) ] 


Notapplicable. 


(10) 
By 
promotion 
failing 
which 
by 
deputation 
. 


Notapplicable 


Notapplicable. 


ME 


(11) Promotion: PrivateSecretaryinPayband-2,Rs.9300-34800withGradepayofRs.4600withtwoyearsserviceinthegrade,failingwhichwith sixyearscombinedregularserviceinthegradeofPrivateSecretaryandPersonalAssistantinpayband-2,Rs.9300-34800with gradepay-Rs.4200.OutofwhichoneyearregularserviceasPrivateSecretaryinpayband-2,withgradepayofRs.4600. 


(12) DepartmentalPromotion Committeeconsistingof: 


(13) ConsultationwithUnion PublicServiceCommission 
notnecessary. 


1.DeputyDirectorGeneral, GeologicalSurveyofIndia Chairman 


Note1:Wherejuniorswhohavecompletedtheirqualifyingoreligibilityservicearebeingconsideredforpromotion,theirseniors wouldalsobeconsideredprovidedtheyarenotshortoftherequisitequalifyingoreligibilityservicebymorethanhalfofsuch qualifyingoreligibilityserviceortwoyears,whicheverisless,andhavesuccessfullycompletedtheirprobationperiodfor promotiontothenexthighergradealongwiththeirjuniorswhohavealreadycompletedsuchqualifyingoreligibilityservice. 


2.DirectorGeological SurveyofIndia-Member 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note2:Forthepurposeofcomputingminimumqualifyingserviceforpromotion,theservicerenderedonaregularbasisbyan3.JointDirector(Personnel officerpriorto14January,2006orthedatefromwhichtherevisedpaystructurebasedontheSixthCentralPayCommissionandAdministration). recommendationshasbeenextended,shallbedeemedtobeservicerenderedinthecorrespondinggradepayorpayscaleGeologicalSurveyofIndia- extendedbasedontherecommendationsofthePayCommission. 

Member Deputation: OfficersholdingthepostofStenographerundertheCentralGovernment (a)(1)holdinganalogouspostonregularbasisintheparentcadreordepartment;or (ii)withtwoyearsregularserviceinthePrivateSecretarygradeinthepayband-2Rs.9300-38400withGradePayofRs.4600 renderedafterappointmenttheretoonregularbasisorequivalentintheparentcadreordepartment. 


Note1:Thedepartmentalofficersinthefeedercategorywhoareinthedirectlineofpromotionshallnotbeeligiblefor considerationforappointmentondeputation.Similarly,thedeputationistsshallnotbeeligibleforconsiderationforappointmentby promotion 


Note2:Theperiodofdeputationincludingtheperiodofdeputationinanotherex-cadrepostheldimmediatelyprecedingthis appointmentinthesameorsomeotherorganisationordepartmentoftheCentralGovernmentshallordinarilynotexceedthree years.TheMaximumagelimitforappointmentbydeputationshallbe Notexceedingfiftysixyearsasontheclosingdateof receiptofApplications. Note3:Forthepurposeofappointmentondeputationorabsorptionbasis,theservicerenderedonaregularbasisbyanofficer priorto1stJanuary,2006(thedatefromwhichtherevisedpaystructurebasedontheSixthCentralPayCommission recommendationhasbeenextended)shallbedeemedtobeservicerenderedinthecorrespondinggradepayorpayscale extendedbasedontherecommendationsofthePayCommissionexceptwheretherehasbeenmergerofmorethanone prerevisedscaleofpayintoonegradewithacommongradepayorpayscaleandwherethisbenefitwillextendonlyforthe post(s)forwhichthatgradepayorpayscaleisthenormalreplacementgradewithoutanyupgradation. 


10 


(2) 


(6) 


(1) 3.Private Secretary. 


(3) GeneralCentralService, Group B Gazetted, Ministerial. 


(4) |PayBand-2,Rs.9300-34800(Grade payRs.4600). 


35* *(2013)Subjecttovariation dependentonworkload. 


Selection. 


Notapplicable. 


(7 


(9) Notapplicable. 


Notapplicable. 


Notapplicable 


(10) Bypromotionfailingwhichbydeputation. 


L 


UM 


(11) Promotion: PersonalAssistantinpayband-2,Rs.9300-34800withgradepayofRs.4200withfiveyearsregularserviceinthegrade. 


(12) DepartmentalPromotion Committeeconsistingof: 


(13) ConsultationwithUnionPublic ServiceCommissionnot necessary. 


Note1:Wherejuniorswhohavecompletedtheirqualifyingoreligibilityservicearebeingconsideredforpromotion,their|1.DeputyDirector seniorwouldalsobeconsideredprovidedtheyarenotshortoftherequisitequalifyingoreligibilityservicebymorethanhalf 
General,Geological ofsuchqualifyingoreligibilityserviceortwoyears,whicheverislessandhavesuccessfullycompletedtheirprobationSurveyofIndia-Chairman periodforpromotiontothenexthighergradealongwiththeirjuniorswhohavealreadycompletedsuchqualifyingor eligibilityservice. 

2.Director,Geological Note2:Forthepurposeofcomputingminimumqualifyingserviceforpromotion,theservicerenderedonaregularbasisbySurveyofIndia-Member anofficerpriorto1stJanuary,2006orthedatefromwhichtherevisedpaystructurebasedontheSixthCentralPay Commissionrecommendationshasbeenextended,shallbedeemedtobeservicerenderedinthecorrespondinggradepay3.JointDirector(Personnel orpayscaleextendedbasedontherecommendationsofthecommission. 

andAdministration), Note:Officerswhowereholdingthepostinpre-revisedscaleofRs.5500-9000onregularbasison1stJanuary,2006willGeologicalSurveyofIndia been-blocseniortothosewhowereholdingpostsinthepre-revisedscaleofRs.5000-8000. 

-Member Deputation: OfficersholdingthepostofStenographerStreamundertheCentralGovernment (a)holdinganalogouspostinstenography/secretariatcadreintheparentcadreldepartment;orwithfiveyearsregular serviceinthepostsofPrivateAssistantwithGradepay-Rs.4200inpayband-2,Rs.9300-34800instenography/secretariat cadreand (b)PossessingadegreefromarecognisedUniversityorInstitution. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Note1:Thedepartmentalofficersinthefeedercategorywhoareinthedirectlineofpromotionshallnotbeeligiblefor considerationforappointmentondeputation.Similarly,thedeputationistsshallnotbeeligibleforconsiderationfor appointmentbypromotion Note2:Theperiodofdeputationincludingtheperiodofdeputationinanotherex-cadrepostheldimmediatelypreceding thisappointmentinthesameorsomeotherorganisationordepartmentoftheCentralGovernmentshallordinarilynot exceedthreeyears.TheMaximumagelimitforappointmentbydeputationshallbe Notexceedingfiftysixyearsasonthe closingdateofreceiptofApplications. Note3:Forthepurposeofappointmentondeputationorabsorptionbasis,theservicerenderedonaregularbasisbyan officerpriorto1stJanuary,2006(thedatefromwhichtherevisedpaystructurebasedontheSixthCentralPay Commissionrecommendationhasbeenextended)shallbedeemedtobeservicerenderedinthecorrespondinggradepay orpayscaleextendedbasedontherecommendationsofthePayCommissionexceptwheretherehasbeenmergerof morethanoneprerevisedscaleofpayintoonegradewithacommongradepayorpayscaleandwherethisbenefitwill extendonlyforthepost(s)forwhichthatgradepayorpayscaleisthenormalreplacementgradewithoutanyupgradation 


(PART 11 — SEC . 3(1) ] 


(6) 


Selection 
. 


( 
1 
) 
4. 
Personal 
200 
* 
Assistant. 
* 
( 
2013 
) 
Subject 
to 

variation dependenton 
workload. 


General 
Central 
Pay 
band 
- 
2 
, 
Rs 
. 
9300 
- 
Service 
, 
Group 

B 

| 
34800 
( 
Grade 
Pay 
Non-Gazetted,Rs.4200). 
Ministerial 
. 


[ 471 11 – aus 3 (1) ] 


Notexceedingthirtyyears. 
( 
relaxable 
for 
Government 
servantsup 
tofive 
yearsin 
accordance 
withtheinstructionsorordersissuedbytheCentralGovernment 
from 
time 
to 
time 
) 
. 
Note:Thecrucialdatefordeterminingtheagelimitshallbethe 
closing 
date 
for 
receipt 
of 
applications 
from 
candidates 
inIndia 
( 
and 
nottheclosingdateprescribedforthoseinAssam,Meghalaya, 
Arunachal 
Pradesh 
, 
Mizoram 
, 
Manipur 
, 
Nagaland 
, 
Tripura 
, 
Sikkim 
, 
LadakhDivisionofJammu&Kashmirstate,LahaulandSpiti 
DistrictandPangiSub-DivisionofChambaDistrictsoftheStateof 
HimachalPradesh,theAndaman&NicobarIslandsor 
Lakshadweep 
) 


(9) 


- No. 


Twoyears. 


i)AnyDegreefromarecognisedUniversityorinstitute. 
i 
) 
Skill 
Test 
Norms 
: 
Only 
on 
computers 
. 
Dictation:10minutes@100wordsperminutes. 
Transcribe:40minutes(English),55minutes(Hindi) 


( 
10 
) 
Seventy 
five 
percent 
by 
direct 
recruitment 
, 
twenty 
fivepercentbypromotionfailingwhichbydirect 
recruitment. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(13) 
ConsultationwithUnionPublic 
Service 
Commission 
not 
necessary 
. 


(11) 

(12) Promotion: 

DepartmentalPromotion 
Stenographer 
Grade 
- 
II 
in 
pay 
band 
- 
1 
of 
Rs 
. 
5200 
- 
20200 
with 
grade 
pay 
of 
Rs 
. 
2400 
with 
ten 
years 
regular 
service 
Committee 
consisting 
of 
: 
in 
the 
grade 
. 

11 
.Director 
,Geological 

SurveyofIndia-Chairman. 
Note1:Wherejuniorswhohavecompletedtheirqualifyingoreligibilityservicearebeingconsideredforpromotion, 
their 
seniorwouldalso 
be 
considered 
providedthey 
are 
not 
short 
ofthe 
requisite 
qualifying 
oreligibility 
service 
by 
3.JointDirector(Personnel 
morethanhalfofsuchqualifyingoreligibilityserviceortwoyears,whicheverislessandhavesuccessfullyand 

Administration), 
completedtheirprobationperiodforpromotiontothenexthighergradealongwiththeirjuniorswhohavealreadyGeologicalSurveyofIndia- 
completedsuchqualifyingoreligibilityservice. 

Member 
. 


Note 
2 
: 
For 
the 
purpose 
of 
computing 
minimum 
qualifying 
service 
for 
promotion 
, 
the 
service 
rendered 
on 
a 
regular 
basisbyanofficerpriorto1stJanuary,2006orthedatefromwhichtherevisedpaystructurebasedontheSixth 
CentralPayCommissionrecommendationshasbeenextended,shallbedeemedtobeservicerenderedinthe 
correspondinggradepayorpayscaleextendedbasedontherecommendationsofthecommission. 


3 
. 
Deputy 
Director 
(Personnel 

and 
Administration),Geological 
SurveyofIndia-Member 


(1)1(2) (3) 

(5) 5.90* 

GeneralCentral|PayBand-1,Rs.Notapplicable. Stenographer*(2013)SubjecttoService,Group5200-20200 Grade-11 variation 

Non-(Gradepay-Rs. dependentonGazetted 

2400). workload. 

Ministerial. 


C , 


Betweeneighteenandtwentysevenyears. (Relaxablefordepartmentalcandidatesuptofortyyearsinaccordancewiththe instructionsorordersissuedbytheCentralGovernmentfromtimetotime). Note:Thecrucialdatefordeterminingtheagelimitshallbetheclosingdatefor receiptofapplicationsfromcandidatesinIndia(andnottheclosingdateprescribed forthoseinAssam,Meghalaya,ArunachalPradesh,Mizoram,Manipur,Nagaland, Tripura,Sikkim,LadakhDivisionofJammu&Kashmirstate,LahaulandSpiti DistrictandPangiSub-DivisionofChambaDistrictsoftheStateofHimachal Pradesh,theAndaman&NicobarIslandsorLakshadweep) 


R 


. 


(8) 


Te 

Twoyears. 


( 
9 
) 


Notapplicable. 


(10) Directrecruitmentthrough Commission. 


Staff 


Selection 


i)Passin12"Classorequivalent(10+2)fromarecognisedBoardor University ii)SkillTestNorms:Oncomputeronly. Dictation:10minutes@80w.p.m Transcribe:50minutes(English),65minutes(Hindi). 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


(11) 


(13) 


Notapplicable. 


Notapplicable. 


(12) DepartmentalPromotionCommittee(forconfirmation): 

(1)Director,GeologicalSurveyofIndia-Chairman (ii)DeputyDirector(Personnel&Administration), GeologicalSurveyofIndia-Member (ii)AssistantDirector(Personnel&Administration), GeologicalSurveyofIndia-Member 


[ 
F 
. 
No 
. 
3 
/ 
6 
/ 
2012 
- 
M 
. 
Il 
] 
S 
. 
B 
. 
DOVAL 
, 
Dy 
. 
Secy 
. 


[PART II ---SEC . 3 (1)] 


PrintedbytheManager,GovernmentofIndiaPress,RingRoad,Mayapuri,NewDelhi-110064 

andPublishedbytheControllerofPublications,Delhi-110054. 


